रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


NDESH 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 6 , 2018 / अग्रहायण 15 , 1940 
NEW DELHI , THURSDAY, DECEMBER 6, 2018/ AGRAHAYANA 15, 1940 


सं. 868 ] 
No. 868 ] 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग) 
( केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा - शुल्क बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 5 दिसम्बर, 2018 

सं 79/ 2018-सीमा - शुल्क 
सा . का .नि . 1176( अ). केन्द्रीय सरकार , सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र असाधारण , 
भाग II , खंड 3, उपखंड (i), तारीख 31 मार्च, 2003 को सा . का . नि . 274( अ ) द्वारा प्रकाशित भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , राजस्व 
विभाग की अधिसूचना सं . 52/ 2003- सीमा - शुल्क , तारीख 31 मार्च, 2003 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना में , 


( 1 ) ( क ) प्रारम्भिक पैरा में , 


(i) 


शर्त ( 4 ) में , प्रथम परंतुक में , “ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 " शब्दों और अंकों के स्थान पर, “ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
नियम , 2017 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र 
माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 और तद्धीन बने नियमों के अधीन कोई माल या सेवा कर रजिस्ट्रीकृत " शब्द 
और अंक रखे जाएंगे ; 


(ii) 


शर्त (6) में , 


( अ ) खंड ( ix ) में , “ सं . 62/ 2004- सीमा - शुल्क , तारीख 12. 05. 2014 " शब्दों और अंकों के स्थान पर , “ सं. 50/ 2017 

सीमा - शुल्क , तारीख 30 .06. 2017” शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 


7139 GI/2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


( आ ) खंड ( xv ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् : 


“ (xv ) ऐसी शर्तों के पूरा करने के अधीन रहते हुए जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करें आभूषण या उसकी चीजें विनिर्मित 
करने के दौरान स्वर्ण या प्लैटिनम या चांदी के अधिकतम अपशिष्ट या विनिर्माण के दौरान हानि हस्तपुस्तिका 
प्रक्रिया के 4. 60 पैरा के अनुसार होगी । 


स्पष्टीकरण .- इस उपशर्त के प्रयोजनों के लिए , 


( क ) अपशिष्ट प्रतिशत की संगणना स्वर्ण या प्लैटिनम या चांदी की कुल आयातित या आभूषण विनिर्माण के लिए जारी कुल 

मात्रा के संदर्भ में की जाएगी ; 


( ख) विदेश व्यापार नीति के उपबंधों के अधीन विनियम के लिए उपाप्त आभूषण के लिए कोई अपशिष्ट अनुज्ञात नहीं होगा ”।; 
( ख ) पैरा 3 के पहले परंतुक में , “ सं . 106/ 58- सीमा - शुल्क , तारीख 29 मार्च, 1958 ” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “ सं . 

36/ 2017 -सीमा - शुल्क , तारीख 30 जून , 2017" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 
( ग) पैरा 4 में , दूसरे परंतुक में , 


(i) खंड ( क ) में , “ शुल्क के संदाय की तारीख को प्रवृत्त दर पर अवक्षयण मूल्य के संदाय पर और निकासी की तारीख को 

प्रवृत्त दर पर" शब्दों के स्थान पर, “ कर का संदाय , परंतु अवक्षयणित मूल्य पर छूट के लिए " शब्द रखे जाएंगे; 


(ii) खंड ( ख ) में , “ आयात के समय मूल्य कर और ऐसे कर के संदाय की तारीख को प्रवृत्त दर पर " शब्दों के स्थान पर , “ परंतु 

आयात के समय मूल्य पर छूट के लिए” शब्द रखे जाएंगे ; 
( घ ) पैरा 5 में , 


(i) पहले परंतुक में , खंड ( ग) में , “विदेश व्यापार के महानिदेशक द्वारा समय- समय पर यथासंशोधित नीति परिपत्र सं . 

77 ( आरई- 2008)/ 2004-09 , दिनांक 31 मार्च, 2009, में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं और शर्तों का पालन नामित एजेंसियों 
( आरबीआई द्वारा अधिकृत और ईओयू एवं एसईजेड योजनाओं के तहत रत्न और आभूषण ईकाइयों के सिवाय ) द्वारा 
किए जाते हैं " शब्दों के स्थान पर, “ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति के उपबंध और सुसंगत 
दिशानिर्देश नामनिर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा पालन किए जाते हैं " रखा जाएगा ; 


दूसरे परंतुक में , “सं . 62/ 2004- सीमा - शुल्क , तारीख 12. 05. 2004 ” शब्दों और अंकों के स्थान पर , सं . 50/ 2017 
सीमा - शुल्क , तारीख 30 .06. 2017" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 


( ङ ) पैरा 11 क में , “ कर का संदाय ” शब्दों के पश्चात् , “ आयात के समय उद्हणीय , परंतु छूट के लिए ” शब्द अन्तःस्थापित किए 
जाएंगे ; 


( च ) पैरा 11ख में , “ और उक्त अधिनियम के अधीन नियम 3 के उपनियम (1), उपनियम ( 3) और उपनियम ( 5) के अधीन 
उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर , यदि कोई है या लागू उत्पाद शुल्क ” शब्दों , अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “ और उक्त अधिनियम की 
धारा 3 की उपधारा ( 1), उपधारा ( 3) और उपधारा (5) के अधीन उद्भहीत, यदि कोई हैऔर एकीकृत कर तथा प्रतिकरात्मक 
उपकर उपधारा ( 7) और उपधारा ( 9 ) या लागू उत्पाद कर " शब्द रखे जाएंगे ; 
( छ) पैरा 13 के पश्चात् , स्पष्टीकरण में , 


(i) 


क्र . सं . ( xii ) में , " हस्तक प्रक्रिया, भाग - 1 के उपाबंध-I से परिशिष्ट 14- झ - छ ” शब्दों , अंकों और अक्षरों के स्थान पर , 
“विदेश व्यापार नीति , 2015- 20 के उपाबंध 1 से परिशिष्ट 6- च” शब्द , अंक और अक्षर रखे जाएंगे 


(ii) 


क्र . सं . ( xili ) में , “भाग- 2, 2004- 09” शब्दों और अंकों के स्थान पर, " 2015- 20 ” अंक रखे जाएंगे ; 


( ज ) उपाबंध-I के क्र . सं . 14 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् : 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ 14 . 


(i) निर्यात की तारीख से तीन वर्ष के भीतर मरम्मत या रिकंडिशनिंग के लिए पुनआयात माल ( इस 

अधिसूचना के उपाबंध- VII में विनिर्दिष्ट से भिन्न ) ; 


( ii ) निर्यात की तारीख से सात वर्ष के भीतर मरम्मत या रिकंडिशनिंग के लिए इस अधिसूचना के 

उपाबंध- VII में यथाविनिर्दिष्ट : 


परंतु उपरोक्त (i) और (ii) में उल्लिखित ऐसे पुनआयातित माल पुन यात की तारीख के एक वर्ष के भीतर 
पुनर्निर्यात किए जाते हैं ।” । 


( 2) “ या केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त ” और “ या केन्द्रीय उत्पाद अधिकारी" शब्द जहां कहीं आते हैं , का लोप किया जाएगा । 


( 3) उपाबंध- VI के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा : 


“ उपाबंध- VII 


क्र . सं . 


शीर्षक या उपशीर्षक या टैरिफ 

मद 


माल का वर्णन 


8443 31 00 


मशीनें जो मुद्रण , प्रतिलिपि या अनुलिपि पारेषण के दो या दो से अधिक कृत्य करती हैं , 
किसी स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीन या किसी नेटवर्क से सम्बन्ध जोड़ने में समर्थ हैं 


8471 30 , 
8471 41 , 
84714900 , 
8471 5000 


सुबाह्य स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीनें कोडेड रूप में डेटा मीडिया पर डेटा लिप्यंतर 
किए जाने हेतु चुंबकीय या ऑप्टिकल रीडर्स , मशीनें और ऐसे डेटा , कहीं और निर्दिष्ट 
या शामिल नहीं है, को संसाधित करने के लिए मशीनें चुंबकीय या और उनकी यूनिट 
जिनमें कम से कम एक केन्द्रीय प्रक्रमण यूनिट, एक की बोर्ड और एक प्रदर्श है : 


8472 90 30 


स्वचालित बैंक नोट डिस्पेंसर 


8504 40 


स्थैतिक संपरिवर्तित्र 


8517 


टेलीफोन सेट , जिसके अन्तर्गत सेलूलर नेटवर्क के लिए या अन्य बेतार नेटवर्क के लिए 
टेलीफोन भी हैं ; आवाज , छाया या अन्य डाटा पारेषण या ग्रहण करने के लिए अन्य 
उपस्कर जिसके अन्तर्गत तार या बेतार नेटवर्क ( जैसे स्थानीय या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क ) 
में संचार के लिए उपस्कर भी हैं , शीर्ष 8443, 8525 , 8527 या 8528 के पारेषण या 
ग्रहण उपस्कर से भिन्न टेलीफोन सेट, जिसके अन्तर्गत सेलूलर नेटवर्क के लिए या अन्य 
बेतार नेटवर्क के लिए टेलीफोन भी हैं : 


श्रव्य आवृत्ति विद्युत प्रवर्धक 


8518 4000 
8518 5000 


विद्युत ध्वनि प्रवर्तक सेट 


8525 


रेडियो प्रसारण या टेलीविजन के लिए पारेषण उपस्कर , चाहे उसमें ग्रहण उपस्कर या 
ध्वनि अभिलेखन अथवा पुनरुत्पादन उपस्कर लगा हो या नहीं ; टेलीविजन कैमरा , 
अंकीय कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर 


8526 


रेडार उपकरण , रेडियो नौ परिवहन सहायक साधित्र और रेडियो सुदूर नियंत्रण 
उपकरण 


8528 62 00 


प्रोजेस्टर शीर्ष 8471 की किसी स्वःचालित डाटा प्रक्रमण मशीन से सीधे जोड़े जाने में 
सक्षम और उसके साथ उपयोग के लिए डिजाइन की गई 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


85287100 


टेलीविजन के लिए रिसेप्शन उपकरण , चाहे रेडियो प्रसारण रिसीवर या ध्वनि या 
वीडियो रिकार्डिंग या पुन : उत्पन्न उपकरण शामिल हों या नहीं: वीडियो डिस्प्ले या 
स्क्रीन को शामिल किए जाने हेतु डिजाइन नहीं किया गया है 


12. 


8528 72 


रंगीन टेलीविजन 


13. 


85312000 


सूचक पैनल जिनमें द्रव क्रिस्टल युक्तियां ( द्र. क्रि . यु .) या प्रकाश उत्सर्जन डायोड 
( प्र. उ. डा .) लगे हैं 


14. 


9018 11 00 


इलेक्ट्रो -कार्डियोग्राफ 


15. 


9018 12 


पराध्वनिक स्केनन साधित्र 
चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन उपकरण 


16. 


9018 13 


17. 


9018 19 10 


वैद्युत एनसीफालोग्राफ 


18 . 


9018 19 20 


प्रतिध्वनि कार्डियोग्राफ 


19 . 


902140 


श्रवण सहायक 


20 . 


9022 


उपकरण जो ऐक्स -किरण के या एल्फा , बीटा या गामा विकिरणों के उपयोग पर 
आधारित हैं , चाहे चिकित्सीय , शल्य -चिकित्सीय, दांत -चिकित्सीय या पशु-चिकित्सीय 
उपयोगों के लिए हैं या नहीं , जिसके अन्तर्गत रेडियोग्राफी या रेडियो चिकित्सा साधित्र , 
ऐक्स -किरण ट्यूब और अन्य ऐक्स -किरण जनित्र , उच्च विभव जनित्र , नियंत्रण पैनल 
और डेस्क , स्क्रीन , परीक्षा या उपचार मेजें , कुर्सियां और वैसी ही अन्य वस्तुएं भी हैं । 


21 


9027 


भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए यंत्र और उपकरण ( जैसे ध्रुवणमापी, 
अपवर्तनांक -मापी , स्पेक्ट्रममापी , गैस या ध्रुम विश्लेषण उपकरण ) ; श्यानता, संरध्रता , 
प्रसार , पृष्ठ तनाव या वैसी ही अन्य बातों को मापने या जांचने के लिए यंत्र और 
उपकरण ; उष्मा , ध्वनि या प्रकाश की मात्राओं को मापने या जांचने के लिए यंत्र और 
उपकरण (जिनके अंतर्गत उद्भासमापी भी है) ; माइक्रोटोम 


22. 


9028 30 


गैस , द्रव या विद्युत प्रदाय अथवा उत्पादन मापी , जिसके अंतर्गत उनके लिए अंशांकक 
मापी भी है 
विद्युत मीटर 


23. 


9030 


विद्युत की मात्राओं को मापने या जांचने के लिए दोलनदर्शी, स्पेक्ट्रम विश्लेषण और 
अन्य यंत्र और साधित्र , जिनके अन्तर्गत शीर्ष 9028 के मापी नहीं है ; अल्फा , बीटा , 
गामा , ऐक्स -रे अंतिरक्षी या अन्य अयनकारी विकिरणों को मापने या पहचानने के लिए 
यंत्र या उपकरण 


24. 


9032 


स्वचालित विनियमन या नियंत्रण यंत्र और साधित्र 


[ फा . सं . डीजीईपी /ईओयू/ 40/ 2017 ] 

दिनेश कुमार गुप्ता , निदेशक 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 52/ 2003- सीमा - शुल्क , तारीख 31 मार्च, 2003, भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) 

में सा . का . नि . 274( अ ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं . 65/ 2018 -सीमा 
शुल्क , तारीख 24 सितम्बर , 2018 द्वारा संशोधित की गई जो अधिसूचना सं . सा . का . नि . 918( अ ), तारीख 24 सितम्बर, 2018 
द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


[ TT II - 


05 3 ( i) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th December, 2018 


No. 79/ 2018 - Customs 


G . S .R . 1176 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 25 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby 
makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) No. 52/2003-Customs, dated the 31st March , 2003, published in the Gazette of India , 
Extraordinary , vide number G . S .R . 274 ( E ), dated the 31st March , 2003, namely: 


In the said notification , 
(1) (a ) in the opening paragraph, 

(i) in condition ( 4 ), in first proviso , for the words and figures “ Central Excise Rules, 2002” the words and 

figures “ the Central Excise Rules, 2017 or as a GST registrant under the CentralGoods and Service Tax Act 
or the State Goods and Service Tax Act or the Union Territory Goods and Service Tax Act, 2017 and rules 

made thereunder” shall be substituted ; 
(ii) in condition (6 ), 
( A ) in clause (ix ), for the words and figures “ No. 62/2004 -Cus., dated 12 -5 - 2014 ” the words and figures “ No . 

50 /2017 - Customs dated 30 -6 -2017” shall be substituted . 
( B ) for clause (xv ), the following shall be substituted , namely: 

“ (xv ) subject to the fulfillment of such conditions as he may specify , the maximum wastage or manufacturing 
loss of gold or platinum or silver during the manufacture of jewellery or articles thereof shall be as per 
paragraph 4 .60 of the Handbook of Procedures. 
Explanation .- For the purposes of this sub -condition , 
(a ) the percentage of wastage shall be calculated with reference to the total quantity of gold or platinum or 

silver imported or issued for manufacture of the jewellery ; 
(b ) no wastage shall be allowed for jewellery procured against exchange under provisions of the Foreign 

Trade Policy." ; 
(b ) in paragraph 3, in first proviso , for the words and figures “ No.106 /58 – Customs dated the 29th March , 1958 ” , the 

words and figures “ No. 36/2017 -Customs dated the 30th June 2017” shall be substituted ; 
(c) in paragraph 4, in second proviso , 
(i) in clause (a ), for the words “ payment of duty on the depreciated value thereof and at the rate in force on the 

date of clearance,” the words “ payment of duty but for the exemption on the depreciated value thereof” 

shall be substituted ; 
( ii ) in clause (b ), for the words “ on the value at the time of import and at rates in force on the date of payment 

of such duty” , the words “ but for the exemption on the value at the time of import” shall be substituted ; 
(d ) in paragraph 5, 
(i) in first proviso , in clause (c ), for the words, figures and brackets “ the Policy circular No. 77 (RE - 2008 )/ 

2004 -09 dated 31 March , 2009 as amended from time to time, issued by Director General of Foreign 
Trade are followed by the nominated agencies (except for those authorized by RBI and the Gems and 
Jewellery units operating under EOU and SEZ schemes)” the words “ provisions of the Foreign Trade 
Policy and relevant guidelines issued by Reserve Bank of India, are followed by the nominated agencies ” 
shall be substituted ; 


( ii) in second proviso , for the words and figures “ No. 62/ 2004 -Customs dated 12 -5 - 2004 ” , the words and 

figures “ No. 50 /2017 -Customs dated 30 -6 - 2017 ” shall be substituted; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


( e ) in the paragraph 11A , after the words “ payment of duty ” the words “ leviable at the time of import but for 

the exemption ” shall be inserted ; 
in the paragraph 11B , for the words, figures and brackets and the additional duty , if any , leviable thereon 
under sub -sections (1 ), (3 ) and (5 ) of section 3 of the said Act or applicable excise duty ,” , the words, figures 
and brackets “ and the additional duty , if any, leviable thereon under sub -sections ( 1) , (3 ) and (5 ) and 
integrated tax and compensation cess, if any, leviable thereon under sub -sections (7 ) and ( 9) of Section 3 of 

the said Act or applicable excise duty,” shall be substituted ; 
( g) after paragraph 13, in Explanation , 
(i) in serial number (xii ), for the words, figures and letters “ Annexure - I to Appendix 14 - 1-G of Handbook of 

Procedures, volume 1” , the words, figures and letters “ Annexure to Appendix 6F of Foreign Trade Policy, 

2015 - 20 ” shall be substituted ; 
( ii ) in serial number (xiii ), for the words and figures “ Vol. 2 , 2004 -09 ” , the figures “ 2015 -20” shall be 

substituted ; 


(h ) 


in Annexure - I, for Sr.No. 14 and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : 


(i) Goods re - imported (other than specified in Annexure - VII to this notification ) within three years from the 
date of exportation , for repair or reconditioning . 
( ii) Goods re- imported, as specified in Annexure -VII to this notification , within seven years from the date of 
exportation , for repair or reconditioning : 

Provided that such re -imported goods mentioned at (i) and ( ii ) above are re -exported within one year of 
the date of re- importation .” 


(2 ) the words “ or Commissioner of Central Excise ” and “ or Central Excise Officer ” , wherever they occur, shall be 

omitted , 
(3 ) After Annexure -VI, the following shall be added . - 


“ ANNEXURE - VII 


Sl.No. 


Description of Goods 


Heading or Sub 
heading or Tariff Item 


8443 31 00 


Machines which perform two or more of the functions of printing , copying or 
facsimile transmission , capable of connecting to an automatic data processing 
machine or to a network 


8471 30 , 
8471 41, 
8471 49 00 , 
8471 50 00 
8472 90 30 


Automatic data processing machines and units thereof; magnetic or optical 
readers , machines for transcribing data on to data media in coded form and 
machines for processing such data, not elsewhere specified or included 


Automatic bank note dispensers 


4. 


8504 40 


Static converters 


8517 


Telephone sets including telephones for cellular networks or for other wireless 
networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or 
other data, including apparatus for communication in a wired or wireless 
network (such as a local or wide area networks), other than transmission or 
reception apparatus of heading 8443 , 8525 , 8527 or 8528 
Audio – frequency electric amplifiers 


6 . 


8518 40 00 


8518 50 00 


Electric sound amplifier sets 


8 . 


8525 


Transmission apparatus for radio -broadcasting or television, whether or not 
incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; 
television cameras, digital cameras and video camera recorders 


[ TT II - 


05 3 ( i) 7 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8526 


8528 62 00 


Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control 
apparatus 
Projectors: Capable of directly connecting to and designed for use with an 
automatic data processing machine of heading 8471 
Reception apparatus for television , whether or not incorporating radio - broadcast 
receivers or sound or video recording or reproducing apparatus: Not designed to 
incorporate a video display or screen 
colour TVs 


8528 71 00 


8528 72 


8531 20 00 


Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD ) or light-emitting 
diodes (LED ) 
Electro - cardiographs 


9018 11 00 


9018 12 


Ultrasonic scanning apparatus 


9018 1 


Magnetic resonance imaging apparatus 


9018 19 10 


Electro encephalographs 
Echo cardiograph 


9018 19 20 


9021 40 


Hearing aids 


9022 


9027 


Apparatus based on the use of X -rays or of alpha, beta or gamma radiations, 
whether or not for medical , surgical, dental or veterinary uses , including 
radiography or radiotherapy apparatus , X -ray tubes and other X - ray generators, 
high tension generators, control panels and desks, screens , examination or 
treatment tables, chairs and the like 
Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example , 
polarimeter , refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus) ; 
instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, 
expansion , surface tension or the like ; instruments and apparatus for measuring 
or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); 
microtomes 
Gas, liquid or electricity supply or production meters , including calibrating 
meters therefor 
- Electricity meters 


9028 30 


9030 


Oscilloscopes , spectrum analysers and other instruments and apparatus for 
measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028 ; 
instruments and apparatus for measuring or detecting alpha , beta, gamma, X - ray, 
cosmic or other ionizing radiations 
Automatic regulating or controlling instruments and apparatus” . 


24 . 


9032 


[ F.No. DGEP/ EOU /40/ 2017 ] 
DINESH KUMAR GUPTA , Director 


Note : The principal notification No. 52 / 2003-Customs, dated the 31st March , 2003 was published in the Gazette of India , 

Extraordinary , vide number G . S . R . 274 (E ), dated the 31st March , 2003 and last amended by notification 
No. 65 / 2018 -Customs dated the 24th September, 2018 published vide number G .S .R 918 (E ) dated the 
24th September, 2018 . 


अधिसूचना 
T $ farcit , 5 feetcle , 2018 

# 23 /2018 -aorata Cara Ina 
HT. . . 1177 (3 ). Dorsten Heale, porse 3C41E P[ straneh , 1944 (1944 til 1) FT ETT 579 T TERT ( 1) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , नीचे सारणी के स्तंभ 2 में 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC . 3(i)] 
विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना का उक्त सारणी के स्तंभ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में 
विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित या और संशोधन , यथास्थिति , करने का निदेश देती है, अर्थात् : 


सारणी 


क्र . सं . 


अधिसूचना सं . और तारीख 

संशोधन 
22/ 2003 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख उक्त अधिसूचना में , 
31 मार्च, 2003 ( सा . का . नि . 265( अ), ( क) प्रारंभिक पैरा में , 
तारीख 31 मार्च, 2003) 

(i) “ अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम , 

1957 (1957 का 58 ) की धारा 3 की उपधारा (3 ) और 
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ( टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु ) 
अधिनियम , 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा 
( 3) के साथ पठित ” शब्दों , अंकों और कोष्ठकों का लोप किया 
जाएगा । 
खंड क में ] “इस अधिसूचना में उपाबंध 1 में विनिर्दिष्ट सभी 
माल ” शब्दों , अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर “ केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की चौथी अनुसूची के 
अधीन आने वाले कैप्टिव शक्ति संयंत्र जिसके अंतर्गत कैप्टिव 
उत्पादन सेट भी हैं , के प्रयोगों के लिए ईंधन और स्नेहक , कच्ची 
सामग्री और उपभोज्य और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 
1944 (1944 का 1 ) की चौथी अनुसूची के अधीन कोई अन्य 
मद जो अनुमोदन बोर्ड/ अंतरमंत्रालयी स्थायी समिति के पूर्व 
अनुमोदन से निर्यात माल के उत्पादन के संबंध में अपेक्षित हो " 
रखा जाएगा । 
खंड ( ख ) में " सभी माल जो इस अधिसूचना में उपाबंध 2 में 
विनिर्दिष्ट हैं " शब्दों और अंकों के स्थान पर “ अनुमोदन बोर्ड 
द्वारा यथा अनुमोदित शक्ति जनक समुच्च्य के लिए उच्च गति 
डीजल तेल " शब्द और अंक रखे जाएंगे और “ उपाबंध 3 में 
यथा विनिर्दिष्ट ” शब्दों , अंकों और आंकड़ों के स्थान पर 
“ उपाबंध आ में यथा विनिर्दिष्ट ” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ; 
खंड ( ग ) में “सभी माल जो इस अधिसूचना में उपाबंध 4 में 
विनिर्दिष्ट हैं " शब्दों , अंकों और आंकड़ों के स्थान पर “ अंडजनन 
स्फूटन शाला, जलफार्म, प्रसंस्करण संयंत्र , प्रशीतल एकक और 
भरण संयंत्र के पूंजीगत माल के लिए और उपस्कर को 
हथलाने वाली सामग्री जैसे फोर्क लिफ्ट , सिरोफिन क्रेन, चल 
क्रेन , क्रोलर क्रेन , उत्तोलक और चायक के लिए केन्द्रीय 
उतपाद शुल्क , 1944( 1944 का 1 ) की चौथी अनुसूची के 
अधीन आने वाले स्नेहक , स्नेहक जिसके अंतर्गत उपभोज्य और 
अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित शक्तिजनक समुच्च्य के 
लए उच्च गति डीजल तेल भी है " शब्द , अंक और कोष्ठक रखे 
जाएंगे । 
खंड ( घ ) में “सभी माल जो इस अधिसूचना में उपाबंध 5 में 
विनिर्दिष्ट हैं ” शब्दों और अंकों के स्थान पर “ केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) की चौथी अनुसूची के 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधीन आने वाले हाइड्रोलिक तेल , स्नेहक और उपभोज्य " 

शब्द , अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे । 
( vi ) खंड (ड.) में 
( अ ) “ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5 ) की पहली 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल " शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान 
पर “ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की चौथी 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल " शब्द , अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे 


( आ ) 
“(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) की धारा 3 
उन पर उद्हणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से ; 


(ii ) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम , 1957 
( 1957 का 58 ) की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण 
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से , यदि कोई हो ; और 
(iii) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ( टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु ) 
अधिनियम , 1978 (1978 का 40 की धारा 3 के अधीन उन पर 
उदृग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से, यदि कोई है" शब्दों , अंकों और 
कोष्ठकों के स्थान पर “ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 
का 1) की धारा 3 के अधीन उन पर उद्हणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से " 
शब्द , अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 


( vii ) शर्त 5 में “ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2002 का नियम 20 " शब्दों 
और अंकों के स्थान पर “ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 2017 " शब्द और 
अंक रखे जाएंगे ; 


( ख ) पैरा 4 में “ उपाबंध 5 में यथा विनिर्दिष्ट " शब्दों और अंकों के स्थान 

पर “ उपाबंध- अ के क्रम संख्या 23 से 53 में यथा विनिर्दिष्ट 
30.6. 2017 से पहले शुल्क के भुगतान के बिना उपाप्त किया 

गया ” शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 
( ग) पैरा 5 में , 
( अ ) खंड ( क ) में , “ उपाबंध I में 14 से 26 " शब्दों और अंकों के स्थान पर 
" उपाबंध अ में 10 से 22, तारीख 30. 6. 2017 से पहले शुल्क के भुगतान के 
बिना प्राप्त किया गया ” शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 


( आ ) खंड ( ख ) में “उपाबंध I में 4 से 12" शब्दों और अंकों के स्थान पर 
“ उपाबंध अ में 1 से 9 तारीख 30. 6. 2017 से पहले शुल्क के भुगतान के 
बिना प्राप्त किया गया " शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 


( घ ) पैरा 6 में , "संख्या 106/ 58 सीमा शुल्क , तारीख 29 मार्च, 1958 ” शब्दों 

और अंकों के स्थान पर “सं . 36 / 2017- सीमा शुल्क तारीख 30 जून , 2017 " 
शब्द और अंक रखं जाएंगे 


( ड.) पैरा 8 में , पहले परंतुक में , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


( अ) खंड (i) में “ उत्पाद शुल्क के बराबर किसी रकम या उसके अवक्षयण मूल्य 
पर और ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख को प्रवृत्त दर पर " शब्दों के स्थान पर 
“ उत्पाद शुल्क के बराबर रकम यदि उस पर शुल्क की छूट न हो तो इसके 
अवक्षयण मूल्य पर " शब्द रखे जाएंगे ; 
( आ ) खंड (iii) में “ उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क ” शब्दों के पश्चात् “ यदि उस पर 
शुल्क की छूट न हो ” शब्द अंत :स्थापित किए जाएंगे और “ और ऐसे उत्पाद 
शुल्क के संदाय की तारीख को प्रवृत्त दरों पर ” शब्दों का लोप किया जाएगा ; 
( च) पैरा (10आ ) में , “ शुल्क के भुगतान पर" शब्दों के पश्चात् “ यदि उस पर 
शुल्क के भुगतान की छूट न हो तो " शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे ; 
( छ) पैरा 13 के पश्चात् स्पष्टीकरण में , 
( अ ) क्रम संख्या (xi) में " प्रक्रिया हस्तपुस्तिका भाग- 1 के उपाबंध I से 
परिशिष्ट 14 I- छ” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “विदेश व्यापार 
नीति 2015 - 20 के उपाबंध का परिशिष्ट 6 च ” शब्द रखे जाएंगे ; 
( आ ) क्रम संख्या ( xii ) में “ भाग 2 , 2004 - 09 " शब्दों और अंकों के स्थान पर 
" 2015- 20 " अंक रखे जाएंगे 
( ज ) उपाबंध 1, उपाबंध 2 , उपाबंध 3, उपाबंध 4, उपाबंध 5 के स्थान पर 
निम्नलिखित उपाबंध रखे जाएंगे , अर्थात् : 

उपाबंध - अ 
क्र . सं . 

माल का वर्णन 
कैप्टिव शक्ति संयंत्र जिसके अंतर्गत कैप्टिव जनरेटिंग सेट और 
वास्तविक आवश्यकता क्षमता के अनुरूप ट्रांसफार्मर भी हैं जो 
विकास आयुक्त या पदाभिहित पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित हैं 
( स्टेट्स धारकों के लिए विकास आयुक्त या पदाभिहित अधिकारी 
द्वारा सिफारिश किया जाना अपेक्षित नहीं होगा । 
कैप्टिव शक्ति यंत्रों के लिए पुर्जे, ईंधन , स्नेहक , उपभोज्य और 
उपसाधन जिनके अंतर्गत उक्त अधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित 
ट्रांसफार्मर के लिए कैप्टिव उत्पादन सैट और पुर्जे, उपभोज्य और 
उपसाधन भी हैं । 
कार्यालय उपस्कर जिसके अंतर्गत पीएबीएक्स , फैक्स मशीन , 
वीडियो प्रक्षेपण प्रणाली , कंप्यूटर , लैपटॉप , सर्वर , पुर्जे और उसके 
उपभोज्य भी हैं । 
कच्ची सामग्री 
संघटक 
उपभोज्य 
पैकेजिंग सामग्री 
औजार, जिग, गज , फिक्सर, सांचे, डाई उपकरण और उनके 
उपसाधन तथा पुर्जे 
उत्पाद अपयोजनीकरण विकास , मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए 
विद्यमान उत्पादों में से प्रत्येक उत्पाद के लिए आदि प्ररूप या 
तकनीकी नमूने 
फिल्टर 


Fooo 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


11 


12 


| 13 


4A 


18 


19 


20 


ड्रिप लायर, ड्रिप लाइन , ड्रिप फिटिंग 
माइक्रो स्प्रिंगकलर और मिस्टर्स 
कृषि संबंधी स्प्रिंकलर 
उर्वरक टैंक 
वाल्व 
उर्वरक पंप और रासायनिक इंजेक्शन 
पादप या उसके भाग , बीज, बाल वृक्ष , कंद 
क्रेट ड्रम और परिरक्षण माध्यम ( जैसे एसिड अम्ल और सिरका ) 
श्रेणीकरण सारणियां 
ग्रीन हाउस उपस्कर , उपसाधन , तापित रूटिंग टेबल प्रसार ट्रै 
सिंडिंग मशीन 
उन्नतशील मीडिया जैसे पीअ मास (जिसके अंतर्गत पीट लीटर भी 
है ) ( चाहे संपिंडत है या नहीं), पीयरलाइट (वर्मीकुलेट , राकबुल , 
कोका पेट , हाउड्रॉकार्न , फाम आधारित मध्यम और अन्य जुलाई 
माध्यम 
पूर्व और पश्च फसल कटाई उपचारों के लिए उर्वरक और रसायन 
जैसे सूक्ष्म पोषक , तत्व , पदप और विकास विनियामक तथा अन्य 
कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो पादप पोषण , कीटनाशी , 
कवकनाशी , अपतृणनाशी , शाकानाशी में प्रयुक्त होते हैं । 
द्रव चालिक उत्खनक 
वातीय संपीडित 
जैक हथोडे 
| द्रवचालित वेधन यंत्र 
| लाइन वेध्न 
| (फ्रंट छोर भारक ) फ्रंट एंड लोडर 
वातीय पेषक 
हीरातार आरी 
ड्रेसिंग मशीन 
कोरे वेधन यंत्र 
| जेट बर्नर 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 
33 
34 


क्रेन 


35 


37 


38 


39 
40 


डेरिक 
टिप्पर और डम्पर 
वेल्डिंग मशीन 
जनक समुच्चय 
इस्पात की जंजीर और इस्पात के रस्से 
डी - शैकल्स 
हीरे के तार 
हीरे के टुकड़े 
टंगस्टन कार्बन ड्रिलर ( बरमा ) की छड़ें 
इस्पात की पंखडियां और बिडले 


| 42 


43 


44 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


46 


47 


48 


| 52 


53 


45 बर्नर नोजल 

वेल्डिंग छड़ें 
हाइड्रोलिक तेल और स्नेहक 

विस्फोटक सामग्री 
49 छेनी, हथोड़े, चैनपुली ब्लाक 
50 | इस्पात पिलोकिट 
51 

धूलि संग्राहक 
उपभोज्य और औजार 
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रम सं . 23 से क्रम सं . 51 में विनिर्दिष्ट 
संबंधित माल के मूल्य के 5 प्रतिशत के मूल्य तक के पुर्जे 

अनुबंध - आ 
क्र . सं . माल का विवरण 
| 1 . जीवित पशु । 

शीर्ष 0404 के खोल सहित पक्षियों के अंडे (ताजे ) । 
3. हरे वृक्ष और अन्य पादप, कंद , जड़ें इत्यादि, कर्तित पुष्प और 

अलंकृत पर्णसमूह । 
अध्याय 7 के ताजी वनस्पतियां , संपूर्ण बिना कटी धूप में सुखाई गई 
वनस्पतियां , ताजी और बिना कटे/ धूप में सुखाए गए जड़ और 
ट्यूबर । 
अध्याय 8 के ताजे और बिना कटे/ धूप में सुखाए गए खाद्य फल और 

गिरियां । 
6 . ताजी या धूप में सुखाई गईं पादप या ऐसे पादपों के भाग । 

7. रेशम कीट , कोकुंद और अपरिष्कृत रेशम । 
23/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 31 | उक्त अधिसूचना में 
मार्च, 2003 ( सा . का . नि . 266( अ), तारीख | ( क) सारणी में , 
31 मार्च, 2003) 

(i) स्तंभ ( 3) में , क्र . सं . 3 के सामने “ इस सारणी के क्र . सं ; 5 , 5अ , 6, 7 और 
7अ में निर्दिष्ट माल से भिन्न ” शब्दों , अंकों और अक्षरों का लोप किया 
जाएगा ; 
(ii) स्तंभ ( 4) में , क्रम सं . 22 के सामने “ पैरा 4. 1. 3 ” शब्द और अंकों के स्थान 
पर “ पैरा 4.03" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 
(iii) स्तंभ ( 4) में क्रम सं . 23 के सामने “ पैरा 4. 2 के निबंधनों के अनुसार 
शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम " शब्द और अंक रखे जाएंगे । 
( ख) उपाबंध में - 
(i) शर्त ( ii) में क्रम संख्या 2 का लोप किया जाएगा 
(ii ) क्रम संख्या 11 के सामने “ शुल्क मुक्त पुन : पूर्ति प्रमाण पत्र ” शब्दों के 
स्थान पर “ शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम " शब्द रखे जाएंगे । 
( ग) उपखंड (ii) में स्पष्टीकरण 2 में " पैरा 8. 3 ( क ) और ( ख) ” शब्दों , अंकों 

और कोष्ठकों के स्थान पर “ पैरा 7 .03( क ) और ( ख )” शब्द , अंक और कोष्ठक 

रखे जाएंगे । 
24/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 31 अधिसूचना में , 
मार्च, 2003 ( सा . का .नि . 267( अ ), तारीख 

( क ) प्रारंभिक पैरा में “ अतिरिक्त उत्पाद शुल्क विशेष महत्व का माल 


[ भाग II - खण्ड 


3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


31 मार्च, 2003 ) 


अधिनियम , 1957 ( 1957 का 58 ) की धारा 3 की उपधारा 3 और 
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु ) अधिनियम , 
1978 ( 1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा ( 3) के साथ पठित " शब्दों , 
अंकों और आंकड़ों का लोप किया जाएगा । 
( ख ) खंड ( क ) में “ और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल ) 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 58 ) की धारा 3 के अधीन उस पर उद्हणीय 
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ( टैक्सटाइल और 
टैक्सटाइल वस्तु ) अधिनियम , 1978 (1978 का 40) की धारा 3 के अधीन 
उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ” शब्दों , अंकों और कोष्ठकों का 
लोप किया जाएगा । 


[ फा . सं . डीजीईपी/ईओयू / 40/ 2017 ] 

दिनेश कुमार गुप्ता , निदेशक 


टिप्पण : 1. मूल अधिसूचना सं . 22/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 31 मार्च, 2003, को भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, 
खंड 3, उपखंड (i) सा . का . नि . 265 ( अ ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं . 31/ 2016 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 24 अगस्त , 2016 द्वारा संशोधित की गई थी जो सा . का . नि . का . आ . 2786( अ), तारीख 24 अगस्त , 2016 
द्वारा प्रकाशित की गई थी । 
2. मूल अधिसूचना सं . 23/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 31 मार्च, 2003, को भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, 
उपखंड (i) सा . का .नि . 266( अ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं . 16/ 2017- केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क , तारीख 30. 06. 2017 द्वारा संशोधित की गई थी जो सा . का . नि . का . आ . 2786 ( अ ), तारीख 30 जून , 2017 द्वारा प्रकाशित 
की गई थी । 
3. मूल अधिसूचना सं . 24/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 31 मार्च, 2003, को भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3 , 
उपखंड (i) सा . का . नि . 267( अ), तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th December, 2018 


No. 23/ 2018 -Central Excise 
G . S .R . 1177 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 5A of the Central Excise 
Act, 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , 
hereby directs that each of the notifications of the Government of India , Ministry of Finance (Department of Revenue), 
specified in column ( 2 ) of the Table given below shall be amended or further amended , as the case may be , in the manner 
as specified in the corresponding entry in column ( 3) of the said Table, namely : 

TABLE 


Serial 


Notification 


Amendments 


Number 


number and 


Date 


( 2) 


22/ 2003 
Central 
Excise dated 
the 31st 

March, 2003 
[G .S .R 


In the notification ,- 
(a ) in the opening paragraph , - 

(i) the words, figures and brackets “ read with sub -section ( 3) of section 3 of the 
__ Additional Duties of Excise ( Goods of Special Importance ) Act, 1957 ( 58 of 

1957) and sub - section ( 3 ) of section 3 of Additional Duties of Excise ( Textile and 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (1) ] 


Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978 ),” shall be omitted ; 


265 ( E ) , dated 
the 31st 
March , 2003] 


( ii ) in clause (a ), for the words and figures " all goods specified in Annexure -I to this 

notification ,” , the words, figures and brackets “ Fuel and lubricants for captive 
power plants including captive generating sets , raw materials and consumables 
falling under Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ) and 
any other item falling under Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 
( 1 of 1944 ) required within the user industry in relation to production for export 
goods or services with the prior approval of the Board of Approval or Inter 
Ministerial Standing Committee.” shall be substituted ; 


(iii) in clause (b ), for the words and figures " all goods specified in Annexure- II to this 

notification ,” the words, figures and letter “High Speed Diesel oil for power 
generating sets as approved by the Board of Approval” , shall be substituted and 
for the words and figures “ as specified in Annexure - III” the words and letteras 
specified in Annexure - B ” shall be substituted ; 


( iv ) in clause (c ), for the words and figures " all goods specified in Annexure-IV to this 

notification ,” the words, figures and brackets “ Consumables including lubricants 
falling under Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ) for 
Capital Goods for spawning Hatchery, Aqua Farm , Processing Plant, Chilling 
unit (cold storage) and Feed plant and for Material handling equipments, namely , 
fork -lifts , over- head cranes, mobile cranes , crawlers cranes , hoists and stackers, 
and High Speed Diesel oil for power generating sets as approved by the Board of 
Approval.” shall be substituted ; 


(v) in clause (d ), for the words and figures “ all goods specified in Annexure- V to this 

notification ,” the words, figures and brackets “ Hydraulic Oil , Lubricants , and 
Consumables falling under Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1of 
1944 )” shall be substituted ; 


(vi) in clause (e ), 


( A ) for the words, figures and brackets " all goods specified in the First 
Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ),” the words, 
figures and brackets " all goods specified in Fourth Schedule to the Central 
Excise Act, 1944 (1 of 1944 )” shall be substituted ; 


( B ) for the words, figures and brackets, 


“ from the whole of , 


(i) the duty of excise leviable thereon under section 3 of the Central Excise 

Act, 1944 ( 1 of 1944 ); 


(ii) the additional duty of excise , if any, leviable thereon under section 3 of 

the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance ) Act, 1957 

(58 of 1957 ); and 
( iii) the additional duty of excise, if any, leviable thereon under section 3 of 

the Additional Duties of Excise ( Textiles and Textile Articles) Act, 1978 
( 40 of 1978 ),”, 


the words, figures and brackets “ from the whole of the duty of excise leviable 
thereon under section 3 of the Central Excise Act , 1944 (1 of 1944 )” shall be 
substituted ; 


(vii ) 


in condition 5 , for the words and figures “ 20 of the Central Excise Rules, 
2002” , the words and figures “ 16 of the Central Excise Rules , 2017 ” shall be 
substituted ; 


[ TT II - 005 3 ( i) 1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


in the paragraph 4 , for the words and figures “ as specified in Annexure - V ” the 
words and figures “ as specified in Sl. No. 23 to 53 of Annexure - A , procured 
without payment of duty prior to 30.06 . 2017” shall be substituted ; 


(c ) 


in paragraph 5 , 


( A ) in clause (a ), for the words and figures “ 14 to 26 in Annexure -I” the words 

and figures “ 10 to 22 of Annexure - A , procured without payment of duty prior 
to 30 . 06 .2017 ” shall be substituted ; 


( B ) in clause (b ), for the words and figures “ 4 to 12 in Annexure – I” the words, 

figures and letter “ 1 to 9 of Annexure - A , procured without payment of duty 
prior to 30 .06 .2017 ” shall be substituted ; 


(d ) 


in paragraph (6 ), for the words and figures “ No. 106 /58 - Customs dated the 29th 
March , 1958 ” the words and figures “ No. 36 / 2017 - Customs dated the 30th June 
2017” shall be substituted ; 


in paragraph (8 ), in first proviso, 


( A ) in clause (i) for the words “ amount equal to the excise duty on the depreciated 

value thereof and at the rate in force on the date of clearance ” the words “ 
amount equal to the excise duty but for exemption on the depreciated value 
thereof” shall be substituted; 


( B ) in clause ( iii), after the words “ excise duty leviable ” , the words “ but for 

exemption ” shall be inserted , and the words “ and at the rates in force on the 

date of payment of such excise duty” shall be omitted ; 
in the paragraph ( 10B ), after the words " on payment of duty” , the words “ but for 
exemption ” shall be inserted ; 


after paragraph 13 , in the Explanation , 


( A ) in serial number ( xi) for the words, figures and letters “ Annexure -I to 

Appendix 14 - 1-G of Handbook of Procedures, volume 1” , the words, figures 
and letter “ Annexure to Appendix 6F of Foreign Trade Policy 2015 -20 ” shall 
be substituted . 


(B ) in serial number (xii), for the word and figures “ Vol. 2 , 2004 -09” , the figures 

“ 2015 - 20 ” shall be substituted . 
for the ANNEXURE-I, ANNEXURE – II, ANNEXURE – III, ANNEXURE - IV , 
ANNEXURE - V , following shall be substituted , namely: 


(h ) 


“ ANNEXURE - A 


Si. 
No. 


Description of Goods 


Captive power plant including captive generating sets and transformers of 
capacity commensurate with the actual requirement of the unit and recommended 
by the Development Commissioner or Designated Officer. ( For status holders, 
there shall be no requirement of recommendation by the Development 
Commissioner or Designated Officer ). 
Spares, fuel, lubricants , consumables and accessories for captive power plants 
including captive generating sets and spares, consumables and accessories for 
transformers as approved by the said officer. 
Office Equipment including PABX , fax machines, video projection system , 
computer, laptop , server , spares and consumables thereof. 
Raw materials. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


10 . 


11 . 


12 . 
13 . 
14 . 


15 . 


16 . 


17 . 


Components . 
Consumables. 
Packaging materials . 
Tools, jigs, gauges, fixtures, moulds, dies, instruments and accessories and spares 
thereof. 
A Prototype or technical samples for each of the existing products for the purpose 
of product diversification , development or evaluation . 
Filters . 
Dripliers, Drip lines and Drip - fittings. 
Micro Sprinklers and Misters. 
Agriculture Sprinklers . 
Fertilizer Tanks . 
Valves . 
Fertilizer pumps and Chemical injection . 
Plant or parts thereof, seeds, saplings, tubers, bulbs, Rhizomes, roots cuttings, all 
types of grafts , tissue culture material , and other vegetatively propagated material 
utilized for sowing and planting. 
Crates drums and preservation media (such as acetic acid and vinegar). 
Grading Tables. 
Green House equipment, accessories, heated rooting tables, propagation trays, 
seeding machines . 
Growing media such as Peat Moss (including peat litres) (whether or not 
agglomerated ), Pearlite /Vermiculate , Rockwool, Cocoa pet, Hydrocorn , Foam 
based medium and other cultivation medium . 
Fertiliser and chemicals for pre and post harvest treatments such as micro 
nutrients, plant and growth regulators and other organic and inorganic substances 
used for plant nutrition , insecticides, fungicides, weedicides, herbicides and the 
like. 
Hydraulic Excavators 
Pneumatic Compressors 


18 . 


19 . 


23 . 


24 . 


25 . 


Jack Hammers 


26 . 
27. 
28 . 
29. 
30 . 
31 . 
32 . 
33 . 
34 . 
35 . 
36 . 
37 . 

38 . 
| 39 . 


Hydraulic Drilling Machines 
Line Drillers 
Front End Loaders 
Pneumatic Grinders 
Diamond Wire Saws 
DressingMachine 
Core Drilling Machine 
Jet Burners 
Cranes 
Derricks 
Tippers and Dumpers 
Welding Machine 
Generating sets 
Steel Chains and Steel Ropes 


[ TT II - 005 3 ( i) 1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


17 


42 . 


46 . 


51. 


52. 


40 . D - Shackles 
41. 

Diamond Wires 

Diamond Segments 
43. Tungsten Carbon Drill Rods 
44 . Steel Feathers & Wedges 
45 . Burner Nozzle 

Welding rods 
47 . Hydraulic Oil and Lubricants 
48 . Explosives 
49 . Chisels, Hammers, Chain Pulley Blocks 
50 . Steel Pillow Kits 

Dust Collector 

Consumables and Tools 
53. Spares upto a value of 5 per cent of the value of respective goods specified at Sl. 
No. 23 to Sl. No. 51 in each financial year . 

ANNEXURE - B 
Sl. 

Description of Goods 
No. 

Live animals. 
Bird s eggs (fresh ) in shells of heading 0404 . 
Live trees and other plants; bulbs, roots and the like , cut flowers and ornamental 
foliage . 
Fresh vegetables; whole uncut sun dried vegetables ; Fresh and uncut/sun dried 
roots and tubers of Chapter 7 . 

Fresh and uncut/sun dried edible fruits and nuts of Chapter 8 . 
6 . Fresh or sun dried plants and parts of such plants. 

7. Silk worm cocoons and raw silk ” . 
In the notification , - 
(a ) In the TABLE, 

(i) against Sr.No. 3, in Column (3 ), the words, figures and letters, “ other than those 
referred to in Sr. Nos. 5 , 5A , 6 , 7 and 7A of this Table” shall be omitted; 
(ii) against Sr.No. 22 , in Column (4 ), for the word and figures " paragraph 4 . 1.3 ” , the 
word and figures “ paragraph 4 .03” shall be substituted ; 
( iii) against Sr. No. 23 , in Column (4 ), for the words and figures “ Duty Free 
Replenishment Certificate in terms of paragraph 4 . 2” , the words and figures “ Duty 

Free Import Authorisation Scheme in terms of paragraph 4 . 25 " shall be substituted ; 
(b ) in the ANNEXURE , - 

(i) against Sr.No. 2 , the condition ( ii ) shall be omitted ; 
( ii) against Sr.No . 11, for the words “ Duty Free Replenishment Certificate ” , wherever 

they occur, the words “ Duty Free Import Authorisation Scheme” shall be substituted ; 
(c) in the Explanation II, in sub -clause ( ii ), for the words, figures, brackets and letters 

“ Paragraph 8 . 3(a ) and (b )” the words, figures, brackets and letters “ Paragraph 7 .03 ( a ) 

and (b ) ” shall be substituted . 
In the notification , - 


the 


23/ 2003 
Central 
Excise dated 

31st 
March , 2003 
[G . S .R 
266 ( E ), dated 
the 31st 
March , 2003] 


(a ) 


24 /2003 
Central 
Excise dated 
the 315 
March , 2003 
[G . S . R 


the words, figures and brackets “ read with sub - section (3 ) of section 3 of the 
Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance ) Act, 1957 (58 of 1957 ) 
and sub-section (3) of section 3 of Additional Duties of Excise (Textile and Textile 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


Articles ) Act, 1978 (40 of 1978), ” shall be omitted ; 


267( E), dated 
the 31st 
March, 2003] 


( b ) 


in clause (a ) the words, figures and brackets “ and additional duty of excise 
leviable thereon under section 3 of Additional Duties of Excise (Goods of Special 
Importance ) Act, 1957 (58 of 1957) and additional duty of excise leviable thereon 
under the section 3 of Additional Duties of Excise (Textile and Textile Articles ) 
Act, 1978 ( 40 of 1978) ” shall be omitted . 


[ F. No . DGEP/ EOU/ 40 / 2017] 

DINESH KUMAR GUPTA , Director 
Note : 
1 . The principal notification No. 22/ 2003 -Central Excise , dated the 31st March , 2003 was published in the Gazette of 

India Extraordinary, Part II, Section 3 (i) vide G . S. R 265 ( E ), dated the 31stMarch , 2003 and last amended by 

notification No. 31/ 2016 - CE dated the 24th August, 2016 published vide G .S .R . - S . O . 2786 ( E ) , dated the 
24 August, 2016 . 
2 . The principal notification No. 23/ 2003 -Central Excise , dated the 31st March , 2003 was published in the Gazette of 

India Extraordinary , Part II, Section 3 (i) vide G .S . R 266 (E ), dated the 31st March , 2003 and last amended by 

notification No. 16 /2017 -CE dated 30 .06 .2017 published vide G .S .R . 737 (E ), dated the 30th June , 2017 . 
3 . The principal notification No. 24 /2003 -Central Excise , dated the 31st March , 2003 was published in the Gazette of 

India Extraordinary , Part II, Section 3 (i) vide G .S.R 267 (E ), dated the 31st March , 2003. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 5 दिसम्बर, 2018 


सं . 1/ 2018 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एनटी) 


सा . का . नि . 1178 ( अ ). बोर्ड , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 2017 के नियम 7, 19 , 21 और नियम 22 के अनुसरण में , माल के 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अनंतिम निर्धारण के लिए, शुल्क के संदाय के बिना निर्यात के लिए, कतिपय प्रयोजनों के लिए अर्ध-निर्मित माल को 
हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया हेतु और कतिपय प्रक्रियाओं को करने के लिए उत्पाद शुल्कीय माल को हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया के लिए 
निर्यातोन्मुखी यूनिटों / इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क / साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क / जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों द्वारा निष्पादित 
किए जाने वाले (प्रतिभू /प्रतिभूति सहित ) साधारण बंधपत्र को अधिसूचित करती है, अर्थात् : 


" प्ररूप ख - 17 " 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


निर्यातोन्मुखी यूनिटों/ इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क / साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों / जैव प्रौद्योगिकी पार्क द्वारा निष्पादित 
किए जाने वाले (प्रतिभू /प्रतिभूति सहित ) साधारण बंधपत्र 
1 . हम ............. ........... हमारा रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ......... 

...... पर स्थित है जिसे 
इसमें इसे पश्चात् बाध्यताधारी कहा गया है और .... 

.......................जिन्हें हम प्रतिभू कहा गया है ( इस पद में जब तक 
संदर्भ से या उसे अर्थ से अन्यथा अपेक्षित न हो , हमारे वारिस उत्तरवर्ती, निष्पादक , प्रशासक , समायक , विधिक प्रतिनिधि और समनदेशिती 
सम्मिलित है ) भारत के राष्ट्रपति जिन्हें इसमें आगे “ सरकार ” कहा गया है के प्रति रुपए - (रुपये -) केवल ” की राशि का संदाय करने के लिए 
अपने को संयुक्त रूप से और प्रथक्कतः वचनबद्ध और दृढ़तापूर्वक आबद्ध करते हैं । हम बाध्यताधारी इस रकम का संदाय पूर्णतया और सही 
रुप में करने का इस लिखत द्वारा आबद्ध करते हैं । 


2. हम बाध्यताधारियों को सरकार द्वारा भारत से बाहर निर्यात करने के लिए माल का विनिर्माण करने के लिए और / या सेवाएं प्रदान 
करने के लिए निर्यातोन्मुखी उपक्रम की स्थापना करने के लिए आशय पत्र संख्याँक ....... ............तारीख.......... 

............. में दिए 
गए निबंधनों और शर्तों पर औद्योगिक अनुज्ञप्ति प्रदान कर दी गई है और बाध्यताधारियों ने उक्त निबंधनों और शर्तों को सम्यक रूप से 
स्वीकार कर लिया हैं । 


3. और , हम बाध्यताधारियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा .....................स्थित परिसर के लिए यूनिट के रूप में जी एस टी आई एन | 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण सं . 

................ प्रदान की गई है जिसमें सुसंगत सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क 
अधिसूचनाओं, परिपत्रों , नियमों और विनियमों के साथ साथ विदेशी व्यापार नीति के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार माल के 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


विनिर्माण या सेवा प्रदान करने के लिए शुल्क के संदाय के बिना आयातित या देश में ही प्रदभूत शूल्कीय मालों का भंडारण किया जा सके । 
जिसकी शर्तो को हम बाध्यताधारी स्वीकार करते हैं । 
4 . और, हम बाध्यधारियों का .......... 

.......... पर स्थित उप या सहायक सीमा - शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने 
समय - समय पर उपाबंध 1 में सूचीबद्ध से अनधिक मात्रा का , जो उसके कारखाने में वार्षिक तौर पर माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित 
हो , विनिर्दिष्ट रीति मे संपूर्ण शुल्क का संदाय किए बिना प्रोद्भूत करने के लिए अनुज्ञात कर दिया है । 
5 . और उक्त उप या सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने बाध्यताधारियों को यथास्थिति पत्तन / विमान पत्तन | 
अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो या बंधपत्रित भांडागारों से शुल्क मुक्त आयातित माल को , निर्यातोन्मुखी यूनिट में निकासी के लिए अनुज्ञात कर 
दिया है । 
6. और उप या सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2017 के नियम 19 के अधीन या 
यथास्थिति ऐसे अन्य प्रत्यायोजित प्राधिकारी ने बाध्यताधारियों को उक्त यूनिट से शुल्क / कर का संदाय किए बिना उक्त माल को हटाए 
जाने और उसे वायु, समुद्री, रेल या सड़क द्वारा विदेशी राज्यों को , शुल्क का संदाय किए बिना ,निर्यात करने के लिए प्रेषण करने और जब 
अपेक्षित हो तब बाध्यताधारी को ऐसा करने के लिए या अन्य निर्यातोन्मुख यूनिटों / भांडागारों को उक्त भांडागारों पर उक्त माल के सम्यक 
रुप से पहुंचने के लिए विहित की गई शर्तों के अधीन , अनुज्ञा दे दी है । 
7. और , उप या सहायक सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क आयुक्त ने मरम्मत , परिशोधन, प्रसंस्कण , परीक्षण , कार्य संकर्म या 
संप्रदर्शन के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए शुल्क के संदाय के बिना भारत में किसी स्थान 
पर आयातित माल / घरेलू स्त्रोत के माल या आंशिक रुप से विनिर्मित या संशोधित माल को वहां से हटाने के लिए बाध्यताधारी को अनुज्ञा 
दे दी है । 
8. उप या सहायक सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2017 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार 
बाध्यताधारियों के अनुरोध पर उपर्युक्त बाध्यताधारियों द्वारा समय- समय पर विनिर्मित माल जिसे मूल्य / विवरण / मात्रा या उसके सबूत 
या उसके रासायनिक या उसकी बाबत अन्य परीक्षण या अन्यथा की पूर्ण जानकारी के अभाव में पूरा नहीं किया जा सकता , के अनंतिम 
निर्धारण की अनुज्ञा दे दी है । 
9. और यथास्थिति सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या ऐसा कोई अन्य प्रत्यायोजित प्राधिकारी जिसने बाध्यताधारियों से 
प्रतिभूति के रुप में (.................. रु ) का नकद बंधपत्र ( प्रतिभूतियों जिन्हें .......................... रुपए ( रुपए में ) की कुल रकम में वर्णित किया 
गया है) जमा किए जाने की अपेक्षा की है और उसे भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में पृष्ठांकित किया गया है और जिसे राष्ट्रपति की ओर से केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क आयुक्त , उपायुक्त , सहायक आयुक्त , अधीक्षक अर्थात् 

...........) ने स्वीकार किया है और बाध्यताधारी से 
यथापूर्वोक्त वर्णित नकद / प्रतिभूति जमा करके ऐसी प्रत्याभूति दी है । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अब उपरोल्लिखित बंधपत्र की शर्त यह है कि : 


1 . 


हम बाध्यताधारी उक्त माल की बाबत सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 और उनके अधीन 
बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों का पालन करेंगे । 


हम बाध्यताधारी उक्त माल मद्धे मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व दावायोग्य सभी शुल्कों , भाड़े और प्रभारों का 
सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 और उसके अधीन बनाए गए नियमों / विनियमों के अधीन 
इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से उस पर ब्याज सहित लागू दर पर संदाय करेंगे । 


हम बाध्यताधारी उक्त माल की बाबत सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 और उनके अधीन 
बनाए गए नियमों तथा विनियमो के उपबंधों के उल्लघंन के लिए अधिरोपित सभी शुल्क शास्तियां और ब्याज चुकाएंगे और उक्त 
माल जो भारत से बाहर निर्यात के लिए माल के उत्पादन या पैकेजिंग अथवा अनुज्ञा पत्र ( एल ओ पी ) की वैधता की अवधि के भीतर 
घरेलू उपभोग के लिए निकासी किए जाने के संबंध में लगाया / प्रयोग में लिया जाता है, उक्त अधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित न 
हुए माल के संबंध में तथा ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख तक उक्त माल के शुल्क मुक्त आयात / उपापन की तारीख से लागू दर पर 
ब्याज का संदाय भी करेंगे । 


हम बाध्यताधारी अधिकारिता वाले उप या सहायक सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रुप में साक्ष्य प्रस्तुत 
करेंगे कि उक्त माल एकक में सम्यक रुप में पहुंच गया है । 
हम बाध्यताधारी , पूर्णतया इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि अब आयात के स्थान से या विनिर्माण कारखाने 
या भांडागार के एकक से या को उक्त माल के अंतरण के दौरान किसी प्रकार की चोरी नहीं होगी और हम बाध्यताधारी चोरी गए 
माल, यदि कोई हो , की बाबत शुल्क का संदाय करेंगे । 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


6. हम बाध्यताधारी ऐसी सभी शर्तों का पालन और अनुपालन करेंगे जो यथास्थिति , समुचित अधिकारी, उप या सहायक सीमा शुल्क 

या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क आयुक्त या ऐसे अन्य प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा जिन्हें विनिर्माण | उत्पादन या सेवाएं प्रदान करने के 
कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए अधिरोपित की जाए । 
हम बाध्यताधारी सभी आयातित और देशी माल, जिसका विनिर्माण प्रक्रियाओं और प्रचालनों में उपयोग किया जाता है जिसमें 
स्टाक में शेष बच रहा तथा हमारी बाध्यता के अधीन बाहर भेजा गया माल भी है उचित प्ररुप / डिजिटल प्ररुप में एक विस्तृत लेखा 
बनाए रखेंगे जैसा विहित किया जाए , और ऐसे लेखा को , यथास्थिति, समुचित अधिकारी उप या सहायक सीमाशुल्क या केन्द्रीय 

उत्पाद- शुल्क आयुक्त या ऐसे प्रत्यायोजित प्राधिकारी के निरीक्षण के लिए, जब भी उसके द्वारा निदेश दिया जाता है , प्रस्तुत करेंगे । 
8 . हम बाध्यताधारी सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं, जिसेक अधीन विनिर्दष्ट माल आयात किया गया है | का स्त्रोत 

है , साथ ही आयात-निर्यात नीति के अधीन अनुबंधित निर्यात बाध्यताओं तथा शर्तों को पूरा करेंगे और ऐसे माल पर निर्यात के लिए 
वस्तुओं के विनिर्माण में जिनका उपयोग किया गया है और जो उप या सहायक सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क आयुक्त के 
समाधानप्रद रुप में साबित नहीं है, मांग करने पर उस पर उद्हणीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि के बराबर राशि 
का संदाय करेंगे तथा यथास्थिति सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम , 1944 और उनके अधीन 
बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति का भी संदाय करेंगे । 


हम बाध्यताधारी, सभी शोध्य चुकाएंगे चाहे वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या विधिपूर्ण प्रभार हो , जो हमारे द्वारा शुल्क का संदाय किए 
बिना प्राप्त किए गए माल मांग योग्य हो जिनका विशेष औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र और उपाप्त किए 
गए स्थान से हमारे परिसर में जिनका परिवहन कियागया है तथा जिनका केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 2017 के नियम 7 के 
अधीन अंतरिम आधार परनिर्धारण हुआ है यथास्थिति , समुचित अधिकारी या उप या सहायक सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 
आयुक्त या ऐसे अन्य प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्धारण किए जाने के पश्चात् ऐसे अधिकारियों द्वारा सभी शोध्यों का 
उसकी लिखित मांग किए जाने की तारीख से दस दिन के भीतर संदाय होंगे । 


10 . हम बाध्यताधारी, यदि हमें , इस प्रकार विनिर्मित वस्तुओं का , ऐसी मात्रा में और ऐसी अन्य सीमाओं तथा शर्तों के अधीन रहते हुए 

जो महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं , भारत में विक्रय / आपूर्ति किए जाने के लिए अनुज्ञात किया 
जाता है तो हम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 की धारा 3 के अधीन ऐसी वस्तुओं पर अद्भहणीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का 
संदाय करेंगे, या सीमा शुल्क अधिसूचनाओं के उपबंधों के अनुसार ऐसे माल में प्रयुक्त इनपुट पर छूट के रुप में प्राप्त सीमा शुल्क के 

माल पर उत्पाद शुल्क का संदाय करेंगे । 
11 . हम बाध्यताधारी उक्त विदेश व्यापार नीति के उपबंधों के अनुसरण में विनिर्मित ऐसी वस्तुओं का जिसमें कच्ची सामग्री और संघटक 

पुर्जी का उपयोग किया गया है , भारत में विक्रय किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाता है तो उस पर उद्हनीय सीमा शुल्क और 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का संदाय करेंगे । 
12. हम बाध्यताधारी , नीति में या पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए भारत में आयातित या देशी स्त्रोत माल के या उससे विनिर्मित या पैक की 

गई वस्तुओं के परीक्षण, मरम्मत पुनर्नुकूलन, प्रसंस्करण या संप्रदर्श आदि के लिए शुल्क का बिना संदाय किए अस्थायी रुप के उपक्रम 
से बाहर ले जाने की अनुज्ञा देते हए उप या सहायक सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क आयुक्त द्वारा जो शर्त और सीमाएं अनुबंद्ध 

की जाएंगी उसका अनुपालन करेंगे । 
13. हम बाध्यताधारियों पर स्थित उप या सहायक सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के सिवाय उस नाम 

और स्टाइल को जिसके अधीन हम बाध्यताधारी कारबार कर रहे हैं में परिवर्तन या विनिर्माण परिसर स्थान को परिवर्तित नहीं 
करेंगे । 

यदि हम सभी हम बाध्यताधारियों द्वारा ऊपर पत्येक और हर एक शर्तों का अनुपालन कर दिया जाता है तो ऊपरलिखित बंधपत्र 
शून्य होगा और उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा । 
अन्यथा वह पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावी तथा तथ्यमुक्त रहेगा 
अतः हम सभी बाध्यताधारियों और सरकार द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाती है । 

1 . माल के किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने या उक्त माल के किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हटाए जाने पर भी उपरोक्त 
बंधपत्र का प्रवृत्त रहना जारी रहेगा । 
2. उपरोक्त लेखबद्ध बंधपत्र , ऐसे कार्य के अनुपालन के लिए दिया गया है जिनमें जनता का हित हो । 


3. सरकार, सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क के किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से 
बाध्यताधारी से शोध्य राशि सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 142 की उपधारा ( 1) या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 
की धारा 11क की उपधारा ( 1 ) में अथिकथित रीति से वसूल करेगी । 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


21 


परंतु सर्वदा यह कि इसके अधीन प्रतिभू का दायित्व सरकार तत्समय की मंजूरी या किसी प्रति रीति कार्य का लोप के कारण 
( चाहे वह प्रतिभू की जानकारी में हो या नहीं होया उसकी सहमति से हो ) बाध्यताधारी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों के उन्मोचन की 
बाबत या उसके संबंध में कोई कमी नहीं आएगी या वह उन्मोचित नहीं होगा और न तो इसके अधीन की रकम के लिए प्रतिभूति के विरुद्ध 
वाद लाए जाने से बुर्कदबाध्यताधारी ( यों ) पर वाद लाया जाना आवश्यक होगा । 


भारत के राष्ट्रपति , अपने विकल्प पर सभी हानि तथा नुकसानियों को प्रतिभूति निक्षेप की रकम से या ऊपर लिखित बंधपत्र के 
अधीन उसके अधिकारों के पृष्ठांकन द्वारा या दोनो से पूरा करने में सक्षम होंगे । 


मैं / हम यह और घोषणा करता हूं / करते हैं कि यह बंधपत्र / केन्द्रीय सरकार के कार्यवाई के अनुशासन में दिए गए आदेशों के अधीन किया जा 
रहा है, जो लोकहित में है । 


इन विलेखों में जहाँ संदर्भ के अनुसार ऐसा अपेक्षित है एक वचन में बहुवचन और उसका विपर्यय भी होगा । 


इन विलेखों के साक्ष्य स्वरुप इनमें लिखी तारीख - 20 - को बाध्यताधारी और प्रतिभूतियों ने हस्ताक्षर किए - 


बाध्यताकारी( यों ) के हस्ताक्षर 

नाम और निवास का पता 


स्थान : 


तारीख: 


गवाह : (1) पता 


( 1) उपजीविका 


( 2 ) पता 


( 2) उपजीविका 


प्रतिभूति ( यों ) के हस्ताक्षर 
नाम और निवास का पता 


गवाह : ( 1) पता 

( 2) पता 


( 1) उपजीविका 
( 2 ) उपजीविका 


हस्ताक्षर और तारीख 


नाम . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


पदाभिधान ......... 


. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 


भारत के राष्ट्रपत के लिए और उनकी ओर से तारीख - 20 - को प्राप्त किया गया । 


हस्ताक्षर और तारीख 


नाम ... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


पदाभिधान . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


34101 - 1 


माल की वार्षिक अपेक्षा 
मूल्य 

शुल्क दर 


DAH . 


माल का वर्णन 


मात्रा 


शुल्क रकम 


| टिप्पणी 


191. . A 


$ 4 / 3114 /40 / 2017 ] 


दिनेश कुमार गुप्ता , निदेशक 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th December, 2018 

No. 1/2018 - Central Excise (N . T ) 
G . S .R . 1178 ( E ). — In pursuance of rules 7 , 19 , 21 and 22 of the Central Excise Rules, 2017, the Board hereby 
notifies the General Bond (Surety /Security) to be executed by Export Oriented Units/Electronic Hardware Technology 
Park /Software Technology Park / Bio - Technology Park units for provisional assessment of goods to Central Excise duty , 
for export without payment of duty , for special procedure for removal of semi- finished goods for certain purposes and for 
special procedure for removal of excisable goods for carrying out certain processes , namely : 


“ Form B - 17 " 
General Bond (with Surety /Security ) to be executed by the Export Oriented Units /Units in the Electronic Hardware Technology 
Park/Software Technology Park / Bio - Technology Park . 
1. We, ..................having our registered office at........................hereinafter referred to as the Obligors 
and .................called the surety (ies) (which expression shall , unless repugnant to the context or meaning 
thereof, include our heirs , successors, executors , administrators , liquidators , legal representatives and assignees) 
hereby hold and firmly bind ourselves jointly and severally unto the President of India , hereinafter referred to as 
the Government in the sum of Rs................(Rupees ..... .......... .. ......only ) for which payment to be well and truly 
made , we, the obligors , bind ourselves by these presents. 


2 . WHEREAS we the obligors have been granted by the Government an industrial license for setting up a 
Export Oriented Undertaking for the manufacture of goods and / or rendering of services for export out of India 
on the terms and conditions stipulated in the Letter of Intent No ... .....dated ... ... .. ..and we the obligors have 
duly accepted the said terms and conditions. 


3 . AND WHEREAS we the obligors have been granted by competent authority a GSTIN (Central Excise 
Registration no . - --- --- -- for the premises at. . .. .. ... ... .... as a unit wherein the dutiable goods, imported or 
procured indigenously could be stored without payment of duty for manufacture of goods or rendering of services 
as per provisions contained under relevant Customs or Central Excise Notifications, Circulars , Rules and 
regulation as well as Foreign Trade Policy which conditions we the obligors hereby accept. 


4 . AND WHEREAS we the obligors having been permitted by the Deputy or Assistant Commissioner of 
Customs or Central Excise at. .... .... ........ .... to procure from time to time goods not exceeding the quantity listed 
in the Annexure - I as may be required for manufacture of goods in his factory annually in the manner specified 
without payment of whole of the duty . 


5 . AND WHEREAS the said Deputy or Assistant Commissioner of Customs or Central Excise has 
permitted the obligor to clear duty free imported goods from Ports / Airports/ Inland Container Depots or Bonded 
Warehouses , as the case may be, to the export oriented unit . 


6 . AND WHEREAS the Deputy or Assistant Commissioner of Customs or Central Excise or such other 
delegated authority , as the case may be , under Rule 19 of the Central Excise Rules, 2017 has permitted the 
obligors to remove the said goods from the said unit without payment of duty and dispatch the same by air, sea , 
rail or road for export to foreign countries without payment of duty / tax and when required bona fide to do so , or 
other EOUS/Warehouses subject to the prescribed conditions set out for the due arrival of the said goods at the 
said EOUs/warehouse . 


[ TT II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


23 


7 . AND WHEREAS the Deputy or Assistant Commissioner of Customs or Central Excise has permitted 
the obligor to remove the goods sourced imported / domestically or goods partially manufactured or processed 
therefrom to any other place in India without payment of duty subject to such conditions and limitations as may 
be specified by him for the purpose of repair , refining , processing , testing , job work or display and to be 
returned to the unit thereafter. 


8 . AND WHEREAS the Deputy or Assistant Commissioner of Customs or Central Excise has permitted 
provisional assessment of goods manufactured by the above obligors from time to time which could not be 
finalized for want of full information as regard to value or description or quality or of the proof thereof or for 
the non - completion of the chemical or other tests in respect thereof or otherwise, as per the provisions 
contained in the Central Excise Rules , 2017 as per request of the obligor. 


9 . AND WHEREAS the Commissioner of Customs or Central Excise or such other delegated authority , 
as the case may be, has required the obligor to deposit as security for the amount of this bond, the sum of 
Rs... .. .. . .....(Rupees ... ... ...... .. . ....... ..) in cash (the securities as hereinafter mentioned of a total value of 
Rs.. ... . ... ... ... ... ... (Rupees ... ... ... . .. ... ... ........ .... ..) endorsed in favour of the President of India and 
accepted for and on behalf of the President of India by the Commissioner , Deputy Commissioner, Assistant 
Commissioner, Superintendent of Customs or Central Excise, namely ... .. .... ...) and whereas the obligor has 
furnished such guarantee by depositing the cash /securities as afore mentioned . 


NOW THE CONDITIONS OF THE ABOVE WRITTEN BOND ARE THAT 


1. We, the obligors shall observe all the provisions of the Customs Act, 1962 , Central Excise Act, 

1944 and the rules and regulations made thereunder in respect of the said goods. 


2 . We, the obligors shall, pay on or before a date specified in a notice of demand all duties , and rent 

and charges claimable on account of the said goods under the Customs Act, 1962 , Central Excise 
Act, 1944 and rules/regulations made thereunder together with interest on the same from the date 
so specified at the rate applicable. 


3 . We, the obligors shall discharge all duties, penalties and interest imposed for violation of the 

provisions of the Customs Act, 1962 , Central Excise Act, 1944 , rules and regulations in respect of 
the said goods not proved to the satisfaction of said officer to have been installed or used in 
connection with production or packaging of goods for export out of India or cleared for home 
consumption within the period of validity of Letter of Permission (LOP ) and also pay interest at a 
rate applicable from the date of duty free import or procurement of the said goods till the date of 
payment of such duty . 


4 . We, the obligors shall, furnish to the jurisdictional Deputy or Assistant Commissioner of Customs 

or Central Excise evidence to his satisfaction that the said goods have duly arrived at the unit. 


5 . We, the obligors, shall be wholly and solely responsible for ensuring that there shall be no pilferage during 

transit of the said goods when dispatched from the place of import, the factory of manufacture , or from the 
warehouse to the unit and , vice versa , and we, the obligors, shall pay the duty on pilfered goods, if any . 


6 . We, the obligors, shall observe and comply with all the conditions as may be imposed by the proper officer, 

Deputy or Assistant Commissioner of Customs or Central Excise or such other delegated authority , as the 
case may be, for carrying out the purpose of manufacturel production or rendering of services . 


7 . We the obligors shall maintain detailed accounts of all imported and indigenous goods used in the 

manufacturing processes and operations in proper form / digital form , as prescribed , including of those 
remaining in stock and those sent outside under our obligation , and shall produce such accounts for 
inspection of the proper officer, Deputy or Assistant Commissioner of Customs or Central Excise or such 
other delegated authority , as the case may be, when directed by him . 


8 . We, the obligors, shall fulfill the export obligation and conditions stipulated in Customs or Central Excise 

Notifications , under which the specified goods have been imported /procured , as well as the Foreign Trade 
Policy and to pay on demand an amount equal to the Customs and Central Excise Duties leviable on the 
goods as are not proved to the satisfaction of Deputy or Assistant Commissioner of Customs or Central 


24 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


Excise to have been used in the manufacture of articles for export and any penalty imposed under Customs 
Act, 1962 or Central Excise Act, 1944 and rules or regulations made thereunder, as the case may be . 


9 . We, the obligors, shall discharge all dues whether Central Excise duty or the lawful charge which shall be 

demandable on the goods obtained by us without payment of duty from the domestic tariff area and 
transported from the place of procurement to our premises for use and shall also pay after final assessment 
by the proper officer or Deputy or Assistant Commissioner of Customs or Central Excise or such other 
delegated authority , as the case may be , which were assessed on provisional basis under Rule 7 of the 
Central Excise Rules , 2017 all dues within 10 days of the date of demand thereof being made in writing by 
such officers . 


10 . We, the obligors, shall if the articles so manufactured are allowed to be sold /supplied in 

India in such quantity and subject to such other limitations and conditions as may be 
specified in this behalf by the Director General of Foreign Trade , pay duty of Excise 
leviable on such articles under section 3 of the Central Excise Act , 1944 or duties of 
Customs availed as exemption on inputs used in such goods as per provisions of Custom 
Notifications . 


11 . We, the obligors shall pay the duty of Customs & Central Excise leviable on the raw 

materials , component parts used in the manufacture of such articles as are not allowed to 
be sold in India in accordance with the provisions of the said Foreign Trade Policy . 


12 . We, the obligors , shall comply with the conditions and limitations stipulated in the said 

Foreign Trade Policy or the Deputy or Assistant Commissioner of Customs or Central 
Excise permitting the goods imported into India or procured indigenously for the purpose 
aforesaid or the articles manufactured or package therefrom to be taken outside the 
undertaking temporarily , without payment of duty , for testing , repair , re -conditioning, 
processing or display etc . 


13 . We, the obligors, shall not change the name and style under which we, the obligors , are 

doing business or change the location of the manufacturing premises except with the written 
permission of the Deputy or Assistant Commissioner of Customs or Central Excise at ---- - 


If each and everyone of the above conditions is duly complied with by us, the obligors, the above written 
bond shall be void and of no effect otherwise the same shall remain in full force and effect and virtue . 


It is hereby declared by us, the obligors and the Government as follows: 


( 1) The above written bond shall continue in force notwithstanding the transfer of the goods to any other 

person or removal of the said goods from one unit to another unit. 


(2 ) The above written bond is given for the performance of an act in which the public are interested . 


( 3 ) The Government through the Commissioner of Customs or Central Excise or any other officer of 

Customs or Central Excise shall recover the sums due from the obligors in the manner laid down in sub 
section (1 ) of section 142 of the Customs Act, 1962 or sub - section ( 1) of section 11A of the Central 
Excise Act, 1944 : 


PROVIDED always that the liability of the surety hereunder shall not be impaired or discharged by reason 
of any time being granted or any forbearance , act or omission of the Government (whether with or without the 
knowledge or the consent of the surety ) in respect of or in relation to the obligation and conditions to be performed 
or discharged by the obligor(s ) nor shall it be necessary to sue the obligor(s ) before suing the surety for amounts 
hereunder 


AND the President of India shall , at his option , be competent to make good all the loss and damages from 
the amount of the security deposit or by endorsing his rights under the above written bond or both ; 


I/We further declare ; that thisbond is given under the orders of the Central Government in the performance 
of an act in which the public are interested ; 


[ TT II - QUS 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


25 


In these presents the words imposing singular only shall also include the plural and vice versa where the 
context so requires; 


. . . . . . . . of . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . 


IN WITNESS THEREOF these presents have been signed this day ...... . 
20 . . . . . . . . . . .. .. ....... ... hereinbefore written by the obligor (s) and the surety (ies). 


Place : 


Date : 


Signature of Obligor (s ) 
Name & Residential address 


Witness 


(1) Address 
(2 ) Address 


( 1 ) Occupations (1 ) 
(2) Occupations (2) 


Signature of Surety (s ) 
Name & Residential address 


Witness 


(1) Address 
( 2 ) Address 


(1) Occupations (1) 
(2 ) Occupations (2) 


Signature and date 
Name---- ------- ---- --- 
Designation --- 


ACCEPTED for and on behalf of the President of India on ... ... .. ...day of .......... 


Signature and date 
Name---- -------- 
Designation --- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Annexure - I 


Annual Requirement of Goods 


Sr. No. 


Quantity 


Value 


Po 


Rate of duty 


Remarks 


Description 
of Goods 


Amount of 

duty 


[ F.No. DGEP / EOU /40/2017 ] 
DINESH KUMAR GUPTA , Director 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

ALOK 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date: 2018 . 12 . 12 
12 :21 :57 + 05 30 


KUMAR 


